. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 माघ , 1939 ( श० ) 


संख्या - 57 राँची, मंगलवार , 


30 जनवरी, 2018 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - -- - - - - - -- 


आदेश 
24 अक्टूबर , 2017 


संख्या-5/ आरोप-1-579/ 2014 का .-10890-- उपायुक्त , हजारीबाग के ज्ञापांक-1143/ सी०, 


दिनांक 26 मार्च, 2006 द्वारा श्री मनोहर राम , जन वितरण प्रणाली, दुकानदार , ग्राम -हदारी, ईचाक , 


हजारीबाग के संदर्भ में सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले झारखण्ड, राँची 

द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में श्री रंजन चौधरी , झा०प्र०से० , तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी , 
सदर हजारीबाग से पूछे गये स्पष्टीकरण की प्रति भी उपलब्ध कराया गया । परन्तु पत्र में उपायुक्त , 


हजारीबाग का मंतव्य अंकित नहीं रहने के कारण उनका मंतव्य प्राप्त किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 30 जनवरी , 2018 
उपायुक्त , हजारीबाग के पत्रांक -1078/ स्था०, दिनांक 9 सितम्बर , 2017 द्वारा उक्त 


संबंध में मंतव्य उपलब्ध कराया, जिसमें श्री रंजन चौधरी , झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल 
पदाधिकारी सदर , हजारीबाग के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य बताया गया है । 

अतः उपायुक्त , हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री रंजन चौधरी, 
झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सदर , हजारीबाग को आरोप मुक्त करते हुए मामले को 


संचिकास्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 57 -- 50 


